रजिस्ट्री संडी एम - 33004/99 


REGD NO . DL- 33004/ 99 


. 


9.... 


सत्यपवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


. 


: : . :. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग ।। - खण्ड ३ - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शक्रवार , मई 18 , 2001 / वैशाख 28 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY . MAY 18 , 2001 / VAISAKHA 28. 1923 


सं . 256 ] 
No. 2561 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 मई, 2001 

सं . 56 / 2001 - सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 377( अ ). - केन्द्रीय सरकार, मीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह ममाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजम्य विभाग ) की इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट रीति मे, यथास्थिाति , संशोधन या और मंशोधन किया जाएगा । 

सारणी 


मंशोधन 


क्रम अधिसूचना सं 
सं और तारीख 


( 1 ) ( 2 ) 
1. 3/88 - मीमाशुल्क 

तारीख 14 जनवरी 1988 


( 3 ) 
उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में - - 
( क ) शर्त ( 15 ) में , "दिल्ली और मुम्बई शब्दों के स्थान पर " कालीकट , चैन्नई , कोचीन, दिल्ली , 

हैदराबाद , कोलकाता, मुंबई , तिरुवन्नतपुरम और विशाखापत्तनम शब्द रखे जाएंगे ; 
( ख ) शर्त ( 17 ) में , - 
( i ) उपशर्त ( घ ) में , " रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिपद् " शब्दों के स्थान पर "विकास 

आयुक्त शब्द रखे जाएंगे ; 
( ii ) परन्तुक में " मूल्यानुसार 10 % शुल्क या शुल्क की शून्य दर पर " शब्दों ओर अंकों के स्थान 

पर " मूल्यानुमार 5 % शुल्क " शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में ,--- 
( क ) शर्त ( 2 ) को लोप किया जाएगा ; 


2. 277 / 90 - मीमाशुल्क 

तारीख 12 दिसम्बर, 1990 


1514 ( 112001 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA 


EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC . 3 (1)] 


. 


ulyr 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


- 


- 


(1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


3. 177 /94 - सीमाशुल्क 

तारीख 21 अक्तूबर, 1994 


4 


138/91 - सीमाशुल्क 
तारीख 22 अक्तूबर , 1994 


( ख ) शर्त ( 15 ) में , " त्रिवेन्द्रम और दिल्ली " शब्दों के स्थान पर "तिरुवनन्तपुरम, दिल्ली और 

बंगलौर शब्द रखे जाएंगे ; 
( ग) शर्त ( 16 ) में, - 
( i ) उपशर्त ( ग ) में , " रल और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् शब्दों के स्थान पर " विकास 

आयुक्त शब्दों रखे जाएंगे ; 
( ii ) परन्तुक में " मूल्यानुसार 10 % शुल्क या शुल्क की शून्य दर पर, " शब्दों और अंकों के स्थान पर 

" मूल्यानुसार 5 % शुल्क शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में , 
( क ) शर्त ( 7 ) में ; 
( i) उपशर्त ( 4 ) में , " रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् " शब्दों के स्थान पर "विकास 

आयुक्त " शब्दों रखे जाएंगे ; 
( ii ) उपशर्त ( 8 ) के परन्तुक में मूल्यानुसार 10 % शुल्क या शुल्क की शून्य दर पर शब्दों और 

अंकों के स्थान पर " मूल्यानुसार 5 % शुल्क शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
( ख ) शर्त 12 में , "दिल्ली और मुंबई " शब्दों के स्थान पर " कालोकट, चैन्नई, कोचीन , दिल्ली, 

हैदराबाद , कोलकत्ता, मुंबई, तिरुवनन्तपुरम और विशाखापत्तनम " शब्द रखे जाएंगे । 
उक्त अधिसूचना में ,- - 
( क ) पहले पैरा में , 
(i ) शर्त ( 6 ) के परन्तुक में , मूल्यानुसार 10% शुल्क " शब्दों और अंकों के स्थान पर " मूल्यानुसार 

5 % शुल्क " शब्द रखे जाएंगे ; 
( ii ) शर्त ( १ ) में , " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) " शब्दों , 

अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ; अर्थात् : -- 
" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) या जहां ऐसे साफ्टवेयर , आंकड़ा 
प्रविष्टि और संपरिवर्तन, आंकड़ा प्रसंस्करण, आंकड़ा विशलेषण और नियंत्रण, आंकड़ा प्रबंधन 
उत्पाद शुल्क्य नहीं है , इस अधिसूचना के अधीन अभिप्राप्त निवेश पर उद्ग्रहणीय शुल्क की 
राशि के बराबर सीमाशुल्क और ऐसे साफ्टवेयर, आंकड़ा प्रविष्टि तथा मपरिवर्तन, आंकड़ा 
प्रसंस्करण, आंकड़ा विश्लेषण और नियंत्रण आंकड़ा प्रबंधन के विनिर्माण या विकास के प्रयोजन 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है , उन्हें यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती तो संदाय 
करना पड़ता, यहां ऐसे माफ्टवेयर , आंकड़ा प्रसंस्करण, आंकड़ा विश्लेषण और नियंत्रण, आंकड़ा 

प्रबंधन को निकामी के समय मंदेय होंगे 
( ख ) सारणी में क्रम संख्यांक 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा ; अर्थात् : -- 

" 12. निर्यात माल के उत्पादन या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए इकाई के भीतर उपयोग के लिए 
पूंजी माल बनाने के लिए कच्ची सामग्री । 
13. अन्तर -मंत्रालयीय स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से निर्यात माल के उत्पादन के संबंध में 

अपेक्षित कोई अन्य मद । " 
उक्त अधिसूचना में 
( क ) पहले पैरा में ; 
(i ) शर्त ( 6 ) के परन्तुक में , " मूल्यानुसार 10 % शुल्क शब्दों और अंकों के स्थान पर मूल्यानुसार 

5 % शुल्क " शब्द और अंक रखे जाएंगे । 
शर्त ( 9 ) में , " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) " शब्दों , 
अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) या जहां ऐसे साफ्टवेयर आंकड़ा 
प्रविष्टि और संपरिवर्तन, आंकड़ा प्रसंस्करण , आंकड़ा विश्लेषण और नियंत्रण आंकड़ा प्रवर्धन 


5 . 140 /91 - मीमाशुल्क 

तारीख 22 अक्तूबर, 1991 


[ भाग II - खण्ड 3(1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- I . . . 


Taa . 


( 1 ) 


( 2 ) 


6 . 95 / 93 - सीमाशुल्क 

तारीख 2 मार्च, 1993 


( 3 ) 
उत्पाद शुल्क्य नहीं है , इस अधिसूचना के अधीन अभिप्राप्त निवेश पर उद्ग्रहणीय शुल्क की 
राशि के बराबर सीमाशुल्क और ऐसे साफ्टवेयर, आंकड़ा प्रविष्टि तथा संपरिवर्तन, आंकड़ा 
प्रसंस्करण, आंकड़ा विश्लेषण और नियंत्रण, आंकड़ा प्रबंधन के विनिर्माण या विकास के प्रयोजन 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती तो संदाय 
करना पड़ता, वहां ऐसे साफ्टवेयर, आंकड़ा प्रसंस्करण , आंकड़ा विश्लेषण और नियंत्रण आंकड़ा 

प्रबन्धन की निकासी के समय संदेय होंगे ; 
( ख ) सारणी में क्रम संख्यांक 11 के पश्चात् , निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाएगा; अर्थात् : 
12 . निर्यात माल के उत्पादन या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए इकाई के भीतर उपयोग के लिए पूंजी 

माल बनाने के लिए कच्ची सामग्री । 
13. अन्तर - मंत्रालयीय स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से निर्यात माल के उत्पादन के संबंध में 

अपेक्षित कोई अन्य मद । " 
उक्त अधिसूचना में 
( क ) पहले पैरा में ; 
(i ) शर्त ( 7 ) के पहले परन्तुक में , " मूल्यानुसार 15 % शुल्क " शब्दों और अंकों के स्थान पर 

" मूल्यानुसार 5 % शुल्क " रखा जाएगा ; 
(ii ) शर्त ( 15 ) के खंड ( क ) में , " ऐसी वस्तुओं पर, उदग्रहणीय मीमा शुल्क के बराबर राशि में 

इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर या साफ्वेयर के विनिर्माण या विकास के लिए उपयोग किए गए आयातित 
माल पर सीमाशुल्क का संवाद करने पर मानो उन्हें उस रूप में आयात किया गया होता " शब्दों 
पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
" इस अधिसूचना के अधीन अभिप्राप्त निवेश पर उदग्रहणीय शुल्क की राशि के बराबर सीमा 
शुल्क और ऐसे हार्डवेयर या माफ्टवेयर (जिसमें ऐसे इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर का माफ्टवेयर के 
विनिर्माण और विकास के दौरान उदभूत रद्दी, अपशिष्ट और स्क्रैप सामग्री भी सम्मिलित है ) । 
के प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए, उन्हें यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती 
तो संदाय करना पड़ता, ऐसे इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर या साफ्टवेयर ( जिसमें ऐसे हार्डवेयर और 
साफ्टवेयर के विनिर्माण और विकाम के दौरान उदभूत रद्दी, अपशिष्ट और स्क्रैप सामग्री भी 

सम्मिलित है ; की निकसी के समय संदेय होंगे;) " 
(iii ) शर्त ( 16 ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" ( 17 ) सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त ऐसे शर्तों और सीमाओं के 
अधीन रहते हुए जो इस निमित्त उनके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और अंतर - मंत्रालीय स्थायी 
समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, इकाई द्वारा आयातित या उपाप्त माल या भगतः 
प्रसंस्कृत या विनिर्मित या वहां से पैक किए गए माल को , शुल्क के संदाय के बिना, प्रसंस्करण 
के प्रयोजन के लिए भारत से बाहर ले जाने के लिए यदि ऐमा प्रसंस्करण भारत में उपलब्ध नहीं 

है और उसके पश्चात् उक्त इकाई में वापस लाए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा । 
( ख ) सारणी में क्रम सं 15 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 16. निर्यात माल के उत्पादन या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए इकाई के भीतर उपयोग के 

लिए पूंजी माल बनाने के लिए कच्ची सामग्री ; 
17 . अन्तर -मंत्रालीय स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन के निर्यात माल के उत्पादन के संबंध में 

अपेक्षित कोई अन्य मद " । 
उक्त अधिसूचना में - 

( क ) पहले पैरा में - 
( i ) शर्त ( 7 ) के परन्तुक में " मृल्यानुसार 15 % शुल्क शब्दों और अंकों के स्थान पर 
" मूल्यानुसार 5 % शुल्क शब्द और अंक रखे जाएंगे । 


7 


96 /93 - मीमाशुल्क 
तारीख 2 मार्च, 1993 


( 1 ) 


( 2 ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY {Pari II- - SLR 3 (i)} 

( 3 ) 
( i ) शर्त ( 5 ) के खंड ( क ) में " ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के बराबर 
राशि में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर या सफ्टवेयर के विनिर्माण या विकाम के लिए उपयोग किए 
गए आयातित माल पर सीमा शुल्क का मंदाय करने पर मानों उन्हें उस रूप में आयात किया 

गया होता , " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रक्षा जाएगा, अर्थात् : 
" इस अधिसूचना के अधीन अभिप्राप्त निवेश पर उद्ग्रहणीय शुल्क की राशि के बराबर सीमाशुल्क और 
ऐसे हार्डवेयर या साफ्ट्वेयर ( जिममें ऐसे इलेक्ट्रानिक या साफ्टवेयर के विनिर्माण और विकास के 
दौरान उद्भूतरद्दी, अपशिष्ट और स्क्रेप मामग्री भी सम्मिलित है ) के प्रयाजन के लिए उपयोग किए 
गए, उन्हें यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती तो मंदाय करना पड़ता, ऐसे इलेक्ट्रानिक 
हाईवेयर या माफ्टवेयर ( जिसमें ऐसे हाईवेयर और माफ्ट्वेयर विनिर्माण और विकाम के दौरान उद्भुत 
रद्दी, अपशिष्ट और स्क्रैप मामग्री भी मम्मिलित है ) की निकासी के समय मंदेय होंगे । " 
( iii ) शर्त ( 16 ) के पश्चात् अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 
" ( 7 ) सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या मीमाशुल्क उपायुक्त ऐमी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते 
हुए जो इस निमित्त उनके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और अन्तर -मंत्रालय स्थायी समिति के अनुमोदन के 
अधीन रहते हुए इकाई द्वारा आयातित ण उपाप्त माल या भागतः प्रसंस्कृत या विनिर्मित या वहां से पैक 
किए गए माल को शुल्क के संदाय के बिना प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए भारत में बाहर ले जाने के 
लिए यदि ऐमा प्रसंस्करण भारत में उपलब्ध नहीं है और उसके पश्चात् उक्त इकाई में वापस लाए जाने 
के लिए, अनुज्ञात कर सकेगा । 
( ख ) सारणी में क्रम सं० 15 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" 16. निर्यात माल के उत्पादन या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए इकाई के भीतर उपयोग के 
लिए पूँजी माल बनाने के लिए कच्ची सामग्री । 
17. अन्तर मंत्रालीय स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन में निर्यात माल के उत्पादन के संबंध में 

अपेक्षित कोई अन्य मद । " 
उक्त अधिसूचना में -- 
( क ) पहले पैरा की शर्त ( 6 ) में , खंड ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् 
" ( ङ ) जहां सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में उपस इकाई के भीतर इसे 
नष्ट करना संभव नहीं है या अनुज्ञेय नहीं है उस इकाई के भीतर या उक्त इकाई के बाहर शुल्क के मंदाय 
के बिना रद्दी और अपशिष्ट को नष्ट करने की अनुज्ञात करना । " 
( ख ) पैरा 2 के परन्तुक में " मूल्यानुसार 15 % शुल्क शब्दों और अंकों के स्थान पर मुल्यानुसार 5 % 
शुल्क शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
( ग ) पैरा ( 3 ) के खंड ( क ) में " ऐमी वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय मीमाशुल्क के बराबर राशि में ऐसी 
वस्तुओं के उत्पादन विनिर्माण या पैकिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए आयातित माल पर 
मीमाशुल्क का मंदाय करने पर , मानों उनें उस रूप में आयात किया गया होता के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा : 
" इस अधिसूचना के अधीन अभिप्राप्त निवेशों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की राशि के बराबर मीमाशुल्क और 
जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण या पैकिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है उन्हें इस 
अधिसूचना के अधीन छूट दे दी गई होती तो उनका मंदाय न करना पड़ता, ऐमी वस्तुओं की निकासी के 
समय संदेय होंगे । " 
उक्त अधिसूचना में - 
( क ) पहले पैरा की शर्त ( 6 ) में उपशर्त ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपशर्त अन्तःस्थापित की 

जाएगी : 
" ( 5 ) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् उक्त माल्ल अथवा इकाई में भागतः प्रसंस्करण 
या विनिर्मित या जहां से पैक किए गए माल के प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए, यदि भारत 


8 . 126 / 94 - सीमाशुल्क 

तारीख 3 जून , 1994 


समास 


9 . 133/ 94 - सीमाशुल्क 

तारीख 22 जून, 1994 


[ भाग | | - खण्ड ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 
में ऐसा प्रसंस्करण उपलब्ध नहीं है शुल्क का मंदाय किए बिना भारत से बाहर ले जाने और 
प्रसंस्करण के पश्चात् उफ्त इकाई में वापस लाए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा। " 


( ख ) पैरा 3 में --- 


10 . 196 /94 - सीमाशुल्क 

तारीख 8 दिसंबर 1994 


" ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय मीमाशुल्क के खराबर राशि में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन 
विनिर्माण या पैकिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए उक्त माल पर मीमाशुल्क का 
संदाय करने पर मानों उन्हें उस रूप में आयात किया गया होता " शब्दों के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" इस अधिसूचना के अधीम अभिप्राप्त निवेशों पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर राशि में 
सीमाशुल्क और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण या पैकिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग 
की गई है , उन्हें इस अधिसूचना के अधीन छूट दे दी गई होती तो उनका मंदाय न करना 

पड़ता, ऐसी वस्तुओं की निकासी के समय मंदेय होंगे । " 
( ग ) पैरा 4 के परन्तुक में , " मुल्यानुसार 10 % शुल्क या शुल्क की शून्य दर पर शब्दों और अंकों 

के स्थान पर " मुल्यानुसार 5 % शुल्क शब्द और अंक रखो जाएंगे ; 
( घ ) उपायंध 1 में क्रम संख्या 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" 15 .निर्यात माल के उत्पादन या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए इकाई के भीतर उपयोग के 
लिए पूंजी माल बनाने के लिए कच्ची सामग्री ; 
16 . अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से निर्यात माल के उत्पादन के संबंध में अपेक्षित कोई 

अन्य मद । " 
उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में - 

(i ) ( 6 ) में " ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय मीमाशुल्क के बराबर राशि में ऐमी वस्तुओं के 
विनिर्माण के लिए उपयोग किए गए आयातित माल पर मीमाशुल्क का संदाय करने पर, मानों 
उन्हें उस रूप में आयात किया गया होता शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, 
अर्थत् : 
" इस अधिसूचना के अधीन अभिप्राप्त निवेशों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की राशि के बराबर 
सीमाशुल्क और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए उपयोग किए 
गए हैं , यदि इस अधिसूचना के अधीन छुट न दी गई होती तो संदाय करना पड़ता, ऐसी 

वस्तुओं की निकासी के समय संदेय होंगे । " 
( ii ) शर्त 8 के परन्तुक में " मुल्यानुसार 10 % शुल्क " शब्दों और अंकों के मथान पर " मुल्यानुसार 

5 % शुल्क " शब्द और अंक रखे जाएंगे । 
उक्त अधिसूचना में - 
( क ) पहले पैरा में - 

( i ) शर्त ( 5 ) के परन्तुक में " मूल्यानुसार 10 % शुल्क या शुल्क की शून्य दर पर " शब्दों 

और अंकों के स्थान पर " मूल्यानुसार 5 % शुल्क " शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
( ii ) शर्त 7 में, ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय मीमाशुल्क के बराबर राशि में " ऐमी वस्तुओं 
के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए आयातित माल पर सीमाशुल्क का मंदाय 
करने पर मानों उन्हें उस रूप में आयात किया गया होता " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा , अर्थात् : 
" इस अधिसूचना के अधीन अभिप्राप्त निवेशों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की राशि के बराबर 
सीमा शुल्क और जो ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है, यदि 


11. 53/ 97 - सीमाशुल्क 

तारीख 3 जून , 1997 


THE GAZETTE OF INDIA .. EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


. 


. 


. 


- . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


उन्हें इस अधिसूचना के अधीन छूट दे दी गई होती तो उनका संदाय न करना पड़ता , ऐमी 
वस्तुओं की निकासी के समय संदेय होंगे । " 
( iii ) शर्त ( 8 ) में , उपशर्त ( ii ) के पश्चात् निम्नलिखित उपशर्त अन्त: स्थापित की जाएगी , 
अर्थात : 


लिए 


कोई अन्य 


12. 56 / 2000 - सीमाशुल्क 

तारीख 5 मई, 2000 


" ( iii ) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् उक्त माल अथवा इकाई में भागत ; प्रसंस्कृत 
या विनिर्मित या वहां मे पैक किए गए माल को प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए यदि भारत में 
ऐसा प्रसंस्करण उपलब्ध नहीं है , शुल्क का संदाय किए बिना भारत से बाहर ले जाने और 
प्रसंस्करण के पश्चात् ऐसी शर्तों या सीमाओं के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त उसके द्वारा 

विनिर्दिष्ट की जाए , उक्त इकाई में वापस लाए जाने की अनुज्ञा दे मकेगा। " 
( ख ) सारणी में , क्रम सं. 15 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" 16 . निर्यात माल के उत्पादन या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए इकाई के भीतर उपयोग के 

पूंजी मान बनाने के लिए कच्ची सामग्री ; 
17 . अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से निर्यात माल के उत्पादन के संबंध में अपेक्षित 

मद । " 
उक्त अधिसूचना में 
( क ) " स्कीम के अधीन प्रास्थिति धारकों द्वारा भारत में आयात किया जाए शब्दों के स्थान पर 

" स्कीम के अधीन प्रास्थिति धारकों या ऐसे निर्यातकों द्वारा जो तीन वर्षों से निर्यात कर रहे हैं 

और जिनका तीन पूर्वर्ती अनुज्ञापन वर्षों के दौरान वार्षिक औसत आवर्त पांच करोड़ रुपए रहा 
है, भारत में आयात किया जाए " शब्द रखे जाएंगे; 
दूसरे परन्तुक में " परन्तु यह और कि प्रास्थिति धारकों द्वारा आयात की दशा में " शब्दों के 
स्थान पर , " परन्तु यह और कि प्रास्थिति धारकों या ऐसे निर्याताकों द्वारा , जो तीन वर्ष से 
निर्यात कर रहे हैं और जिनका तीन पूर्ववर्ती अनुज्ञापन वर्षों में वार्षिक औसत आवर्त पांच 

करोड़ रुपए रही है, आयात की दशा में " शब्द रखे जाएंगे । 
उक्त अधिसूचना में , 
( क ) पहले पैरा में , शर्त ( 4 ) में , उपशर्त ( iii ) के पश्चात् और परन्तुक से पहले निम्नलिखित 

उपशर्त अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
" ( ii ) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् उक्त माल अथवा इकाई में भागतः प्रसंस्कृत या 

विनिर्मित या वहां से पैक किए गए माल को , प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए यदि भारत में 
ऐसा प्रसंस्करण उपलब्ध नहीं है शुल्क का संदाय किए बिना भारत से बाहर ले जाने और 
प्रसंस्करण के पश्चात् उक्त इकाई में वापस लाए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा : "; 
पैरा 3 में , दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 
" परन्तुक यह भी कि तैयार माल ( इसमें उप - उत्पाद , रद्दी, अपशिष्ट , स्क्रैप और अवशेष भी 
सम्मिलित है ) की , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना मं . 26 / 98 
के .उ. शु. ( एन . टी. ) तारीख 15 जुलाई, 1998 के अधीन नियुक्त या रजिस्ट्रीकृत माल गोदाम 
को या ऐसे माल गोदाम को जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 65 
और माल गोदाम में विनिर्माण और मंक्रियाएं विनियम , 1966 के अधीन विनिर्माण प्रक्रिया 
करने के लिए प्राधिकृत है शुल्क के संदाय के बिना निकासी कर सकेगा । " 

[ फा. सं. 305 ( 53 ) 2001- एफ टी टी ] 

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव 


13. 137/2000 - सीमाशुल्क 


तारीख 19 मई, 2000 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : - - 


1 . 


मूल अधिसूचना संख्या 3/88 सी. शु. तारीख 14 जनवरी, 1988 को मा. का. नि . 31 ( अ ) तारीख 14 जनवरी, 1988 के तहत जारी 
किया गया था और इसे हाल में सा. का . नि . 398 ( अ ), तारीख 5 मई 2000 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 55 / 2000 सी. शु., 
तारीख 5 मई, 2000 द्वारा संशोधित किया गया था । 


2. 


मूल अधिमूचना संख्या 277 / 90 - सी . शु. तारीख 12 दिसंबर, 1990 को सा . का. नि. संख्या 943 ( अ ), तारीख 12 दिसंबर , 1990 
के तहत जारी किया गया था और इसे हाल में सा . का . नि . सं . 398( अ ) , तारीख 5 मई, 2000 के तहत जारी अधिसूचना 
सं. 55 /2000 - मी. शु. द्वारा संशोधित किया गया था । 


3 . 


मूल अधिसूचना संख्या 177/94 - मी. शु. तारीख 21 अक्तूबर , 1994 को सा . का. नि . 771 ( अ ) तारीख 21 अक्तूबर, 1994 के 
तहत जारी किया गया था और इसे हाल में सा . का. नि. सं. 398( अ ), तारीख 5 मई , 2000 के तहत जारी अधिसूचना सं. 55 /2000 
मो. शु., तारीख 5 मई , 2000 द्वारा संशोधित किया था । 


4 . 


मूल अधिसूचना संख्या 138/91 - मी. शु. तारीख 22 अक्तूबर , 1991 को सा. का . नि. सं. 639 ( अ ), तारीख 22 अक्तूबर, 1991 
के तहत जारी किया गया था और इसे हाल में मा. का. नि . 474( अ ), तारीख 22 मई, 2000 के तहत जारी अधिसूचना 
म . 71/ 2000 सी . श . तारीख 22 मई, 2000 के तहत संशोधित किया गया था । 


। 


मूल अधिसूचना संख्या 140/ 91 सी . शु. तारीख 22 अक्तूबर , 1991 को मा . का . नि. 641 ( अ ), तारीख 22 अक्तूबर , 1991 के 
तहत जारी किया गया और इसे हाल में सा . का. नि . 474( अ ) , तारीख 22 मई, 2000 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 71 / 2000 
मी . शु. तारीख 22 मई , 2000 के द्वारा संशोधित किया गया था । 


6 . 


मूल अधिसूचना संख्या 95 /93 सी.शु . तारीख 2 मार्च, 1993 को सा . का. नि . 254 ( अ ), तारीख 2 मार्च, 1993 के तहत जारी 
किया गया था और इसे हाल में सा . का. नि. 474 ( अ ), तारीख 22 मई , 2000 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 71 / 2000 मी . शु. 
तारीख 22 मई, 2000 के द्वारा संशोधित किया गया था । 


मूल अधिसूचना सं 96/ 93- मी . शु.. तारीख 2 मार्च, 1993 को मा . का . नि . 255( अ ), तारीख 2 मार्च, 1993 के तहत जारी किया 
गया था और इसे हाल में मा . का . नि . 474( अ ) , तारीख 22 मई , 2000 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 71/2000 मी . शु . तारीख 
22 मई , 2000 के द्वारा संशोधित किया गया था । 


8 . 


मूल अधिसूचना संख्या 126 / 94 - सी . शु ., तारीख 3 जून , 1994 को मा . का. नि. 488 ( अ ), तारीख 3 जून, 1994 के तहत जारी 
किया गया था और इस हाल में सा. का . नि . 474 ( अ ) , तारीख 22 मई , 2000 के तहत जारी अधिसूचना मंख्या 71/2000 - सी . शु. 
के द्वारा संशोधित किया गया था । 


१ . 


मूल अधिसूचना संख्या 133/94 - सी . शु . तारीख 22 जून , 1994 को सा. का. नि. 526 ( अ ) , तारीख 22 जून , 1994 के तहत जारी 
किया था और इमे हाल में सा. का . नि . 474 ( अ ), तारीख 22 मई , 2000 के तहत आरी अधिसूचना संख्या 71/ 2000 - सी . शु . 
तारीख 22 मई, 2000 के द्वारा संशोधित किया गया था । 


10 


मूल अधिसूचना संख्या 196 / 94 - सी. शु . तारीख 8 दिसंबर, 1994 को सा. का. नि . 856 ( अ ) तारीख 8 दिसम्बर , 1994 के तहत 
जारी किया गया था और इस हाल में सा . का . नि . 474 ( अ ) तारीख 22 मई, 2000 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 71/2000 - सी . शु . 
तारीख 22 मई, 2000 के द्वारा संशोधित किया गया था । 


11 . मूल अधिसूचना संख्या 53/ 97 - मी. शु. तारीख 3 जून , 1997 को सा . का. नि . 302 ( अ ) तारीख 3 जून ,1 997 के तहत जारी किया 

गया था और इसे हाल में मा. का . नि . 474( अ ), तारीख 22 मई , 2000 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 71 / 2000 - सी. शु . तारीख 
22 मई, 2000 के द्वारा संशोधित किया गया था । 


12 


मूल अधिसूचना संख्या 56 / 2000 - सी . शु. तारीख 5 मई, 2000 को सा . का . नि . 399 ( अ ), तारीख 5 मई, 2000 के तहत जारी 
किया गया था । 


13 


मूल अधिसूचना संख्या 137 / 2000 - सी . शु. तारीख 19 अक्टूबर , 2000 को सा. का .नि. 804 ( अ ), तारीख 19 अक्टूबर , 2000 के 
तहत जारी किया गया था । 


THE GAZETTE OF INDIA 


EXTRAORDINARY 


PRI ISIC (i) 


SESSI 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th May. 2001 

No. 56 /2001- Customs 


G . S.R . 377( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 25 of the Customs Act , 1962 (52 of 1962), the Central Government 
being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs 
that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue ) , specified in column (2 ) of the Table hereto 
annexed shall be amended or further amended , as the case may be , in the 
manner specified in the corresponding entry in column ( 3 ) of the said Table . 


Table 


Sr . N 


Amendment 


Notification 
No . and Date 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


3 / 88 -Cus , 
dated the 14th 
January , 1988 


In the said notification , in the first paragraph , 
(a ) in condition (xv ), for the words "Delhi and Bombay", the 

words " Calicut, Chennai, Cochin , Delhi, Hyderabad , Kolkata, 
Mumbai , Thiruvnanthapuram and Visakhapatnam " shall be 

substituted ; 
(b ) in condition (xvii ) , - 

( i) in sub -condition ( d ), for the words " Gem and Jewellery 
Export Promotion Council" , the words "Development 
Commissioner " shall be substituted ; 
( II) in the proviso , for the words and figures " duty of 10 % 
ad valorem , or at zero rate of duty " , the words and figure 
" duty of 5 % ad valorem ” shall be substituted . 


( 4T11- 14 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


II. IIRI 


2 . 


277 / 90 -Cus , 
dated the 12th 
December , 
1990 


In the said notification , In the first paragraph , 

(a ) condition ( ii) shall be omitted ; 
(b ) in condition ( xv ), for tı.e words * Trivandrum and Delhi", the 

words " Thiruvnananthapuram , Delhi and Bangalore" shall be 

substituted ; 
( c ) in condition ( XVI) ,- 

( 1) in sub - condition (c ), for the words "Gem and Jewellery 
Export Promotion Council", the words " Development 

Commissioner" shall be substituted ; 
(ii) in the proviso, for the words and figures " duty of 10 % ad 

valorem , or at zero rate of duty" , the words and figure 
" duty of 5 % ad valorem " shall be substituted . 


177 / 94 - Cus , 
dated the 21st 
October , 
1994 


In the said notification , in the first paragraph , 
( a ) in condition (7 ), - 
( ) in sub - condition (iv ), for the words " Gem and 

Jewellery Export Promotion Council ", the words 

"Development Commissioner" shall be substituted ; 
(ii) in the proviso to sub - condition ( viii ), for the words and 

figures " duty of 10 % ad valorem , or at zero rate of 
duty " , the words and figure " duty of 5 % ad valorem " 

shall be substituted ; 
( b ) in condition ( 12 ), for the words " Delhi and Bombay" , the 

words " Calicut, Chennai, Cochin , Delhi, Hyderabad , Kolkata , 
Mumbai, Thiruvnanathapuram and Visakhapatnam " shall be 
substituted . 


138 /91- Cus , In the said notification , - 
dated the 

(a ) in the first paragraph , 
22nd October , 
1991 . 

() in condition (6 ), in the proviso , for the words and figures 

duty of 10 % ad valorem " , the words and figure " duty of 

5 % ad valorem " shall be substituted ; 
(il ) in condition (9 ), for the words, figures and brackets 

" Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ):" the 


1514461/2001 -2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3 (1) ] 


I 


II. I 


" HIDIR 


"UILID 


following shall be substituted , namely : 
" Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), or where such 
software, data entry and conversion , data processing , data 
analysis and control data management is non - excisable , 
customs duty equal in amount to that levlable on the 
inputs obtained under this notification and used for the 
purpose of manufacture or development of such software , 
data entry and conversion , data processing , data analysis 
and control data management, which would have been 
paid but for the exemption under this notification , shall be 
payable at the time of clearance of such software, data 
entry and conversion , data processing , data analysis and 

control data management:" ; 
( b ) In the Table , after serial number 11 , the following shall be 

inserted , namely : 
* 12 . Raw materials for making capital goods for use within 

the unit for the purpose of production or 

manufacture of export goods . 
13 . Any other item required in relation to production of 

export goods with the prior approval of Inter 
Ministerial Standing Committee. " ; 


140 / 91 
Customs , 
dated the 
22nd October, 
1991 . 


In the said notification , - 
(a ) in the first paragraph , 
(i ) in condition (6 ), in the proviso , for the words and figures 

" duty of 10 % ad valorem ", the words and figure " duty of 

5 % ad valorem " shall be substituted ; 
( 1) in condition (9 ) , for the words, figures and brackets 

" Central Excises and Salt Act , 1944 (1 of 1944 ):” the 
following shall be substituted , namely: 
" Central Excise Act , 1944 (1 of 1944 ), or where such 
software, data entry and conversion , data processing , data 
analysis and control data management is non - excisable , 
customs duty equal in amount to that leviable on the 
inputs obtained under this notification and used for the 


( 11 11 - VITE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- GG 


. 


- 


- 


purpose ofmanufacture or development of such software , 
data entry and conversion , data processing, data analysis 
and control data management, which would have been 
pald but for the exemption under this notification , shall be 
payable at the time of clearance of such software , data 
entry and conversion , data processing, data analysis and 

control data management:" ; 
( b ) in the Table , after serial number 11 , the following shall be 

inserted , namely : 
" 12 . Raw materials for making capital goods for use within 

the unit for the purpose of production or 

manufacture of export goods . 
13. Any other item required in relation to production of 

export goods with the prior approval of Inter 
Ministerial Standing Committee ." . 


6 . 


95 /93 - Cus, 
dated the 2nd 
March , 1993 . 


in the said notification , 
( a ) in the first paragraph , 
(i) in condition (7 ), in the proviso , for the words and figures 

" duty of 15 % ad valorem " , the words and figure " duty of 
5 % ad valorem " shall be substituted ; 


(11) in condition ( 15 ), in clause (a ), for the words " on payment 

of customs duty on imported goods used for the 
manufacture or development of electronics hardware or 
software in an amount equal to the customs duty levlable 
on such articles as If imported as such ;" , the following 

shall be substituted , namely ; 
" custom duty equal in amount to that leviable on the inputs 
obtained under this notification and used for the purpose of 
manufacture or development of such hardware or software 
( including rejects, waste and scrap material arising in the 
course of manufacture and development of such electronic 
hardware or software ), which would have been paid , but for 
the exemption under this notification , shall be payable at 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


PR 11 — SH 


3 (i)}} 


- 


- 


- - - - 


- 


the time of clearance of such electronic hardware or 
software ( including rejects , waste and scrap material arising 
in the course of manufacture and development of such 

hardware or software );" ; 
(iii) after condition ( 16 ), the following shall be inserted , namely ; 


" ( 17 ) The Assistant Commissioner of Customs or Deputy 

Commissioner of Customs may , subject to such 
conditions or limitations as may be specified by him in 
this behalf , and subject to approval of the Inter 
Ministerial Standing Committee , permit the goods 
imported or procured by the unit or goods partially 
processed or manufactured or packaged therefrom to be 
taken out of India for the purpose of processing if such 
processing is not avallable in India , without payment of 

duty , and to be returned to the said unit thereafter." ; 
(b ) in the Table , after Sl. No. 15 , the following shall be inserted , 

namely : 
" 16 . Raw materials for making capital goods for use 

within the unit for the purpose of production or 

manufacture of export goods. 
17 . Any other item required in relation to production of 

export goods with the prior approval of Inter 
Ministerial Standing Committee. " . 


96 /93 
Customs, 
dated the 2nd 
March , 1993. 


In the said notification , 
(a ) in the first paragraph , 
(1) in condition ( 7) , in the proviso , for the words and 

figures " duty of 15 % ad valorem ", the words and figure 

" duty of 5 % ad valorem ” shall be substituted ; 
(ii) in condition ( 15 ), in clause (a), for the words " on payment 

of customs duty on imported goods used for the 
manufacture or development of electronics hardware or 
software in an amount equal to the customs duty leviable 
on such articles as if Imported as such ;", the following 
shall be substituted , namely ; 


[ 


II - U 


3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


" custom duty equal in amount to that leviable on the inputs 
obtained under this notification and used for the purpose of 
manufacture or development of such hardware or software 
( including rejects , waste and scrap material arising in the 
course of manufacture and development of such electronic 
hardware or software ), which would have been pald , but for 
the exemption under this notification , shall be payable at 
the time of clearance of such electronic hardware or 
software ( including rejects, waste and scrap material arising 
in the course of manufacture and development of such 

hardware or software );" ; 
( iil ) after condition ( 16 ) , the following shall be inserted , namely ; 


" ( 17 ) The Assistant Commissioner of Customs or Deputy 

Commissioner of Customs may , subject to such 
conditions or limitations as may be specified by him in 
this behalf, and subject to approval of the Inter 
Ministerial Standing Committee, permit the goods 
Imported or procured by the unit or goods partially 
processed or manufactured or packaged therefrom to be 
taken out of India for the purpose of processing if such 
processing is not available in India , without payment of 

duty, and to be returned to the said unit thereafter." ; 
(b ) in the Table , after Sl. No. 15 , the following shall be inserted , 

namely : 
" 16 . Raw materials for making capital goods for use 

within the unit for the purpose of production or 
manufacture of export goods . 
Any other item required in relation to production of 
export goods with the prior approval of Inter 
Ministerial Standing Committee .". 


126 / 94 -Cus 
dated the 3rd 
June, 1994 . 


In the said notification , 
(a ) in the first paragraph , in condition (6 ), after clause (d ), the 

following shall be inserted , namely : 
" (e ) permit destruction of rejects and waste without payment 


14 


THE GAZETTE OF INDIA 


EXTRAORDINARY 


PART 11SEC 3 (i)] 


of duty within the unit , or outside the said unit, where it 
is not possible or permissible to destroy the same within 
the said unit , in the presence of Customs or Central 

Excise officer ." ; 
(b) in paragraph 2 , in the proviso , for the words and figures 

" duty of 15 % ad valorem ", the words and figure " duty of 5 % 
ad valorem " shall be substituted ; 


( c) in paragraph 3, in clause (a ), for the words " on payment of 

customs duty on the sald goods used for the purpose of 
production , manufacture or packaging of such articles in an 
amount equal to the customs duty leviable on such articles as if 
imported as such ." , the following shall be substituted , namely : 

" customs duty equal in amount to that leviable on inputs 
obtained under this notification and used for the purpose of 
production , manufacture or packaging of such articles, which 
would have been pald , but for the exemption under this 
notification , shall be payable at the time of clearance of such 
articles ." 


| 133 / 94 - Cus, 
dated the 
22nd June , 
1994 . 


In the said notification , - 
( a ) in the first paragraph , in condition (6 ) , after sub - condition 

( iv ), the following sub - condition shall be inserted , namely : 
" (v ). permit , after approval of the Board of Approval, the 

said goods, or goods partially processed or 
manufactured , or packaged therefrom in the unit to 
be taken out of India for the purpose of processing if 
such processing is not available in India , without 
payment of duty and to be returned to the sald unit 

thereafter,; " 
( b ) in the paragraph 3, for the words " on payment of customs 

duty on the said goods used for the purpose of production , 
manufacture , processing or packaging of such articles in an 
amount equal to the customs duty leviable on such articles as 
if imported as such " , the following shall be substituted , 


[ 47 II - 


3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


namely : 
" customs duty equal in amount to that leviable on Inputs 
obtained under this notification and used for the purpose of 
production , manufacture , processing or packaging of such 
articles, which would have been paid , but for the exemption 
under this notification , shall be payable at the time of 

clearance of such articles” ; 
(c) in paragraph 4 , in the proviso , for the words and figures " 
duty of 10 % ad valorem or at zero rate of duty ", the words and 
figure " duty of 5 % ad valorem " shall be substituted ; 
( d ) in Annexure - I, after Sl. No. 14 , the following shall be inserted , 

namely : 
" 15 . Raw materials for making capital goods for use within 

the unit for the purpose of production or manufacture 

of export goods . 
16 . Any other item required in relation to production of 

export goods with the prior approval of the Board of 
Approval." 


10 . 


196 / 94 
Customs, 
dated the 8th 
December , 
1994 . 


In the said notification , in the first paragraph , 
(i) in condition (6 ), for the words " on payment of duty of 

customs on imported goods used for the purpose of 
manufacture of such articles in an amount equal to the duty 
of customs levlable on such articles as if imported as such " 
the following shall be substituted , namely : 
" customs duty equal in amount to that leviable on the 
inputs obtained under this notification and used for the 
purpose of manufacture or production of such articles , 
which would have been paid but for the exemption under 
this notification , shall be payable at the time of clearance of 

such articles" ; 
(ii) in condition (8 ), in the proviso , for the words and figures 
" duty of 10 % ad valorem " , the words and figure " duty of 5 % ad 
valorem " shall be substituted . 


16 


THE GAZETTE OF INDIA 


EXTRAORDINARY 


PI 11 - - S 


3 (i) 


11. 


53 / 97 - Cus, 
dated the 3rd 
June , 1997 . 


In the said notification , - 
( a ) in the first paragraph , 
(i) in condition (5 ), in the proviso, for the words and figures 

" duty of 10 % ad valorem , or at zero rate of duty ", the 
words and figure " duty of 5 % ad valorem " shall be 
substituted ; 


( ii) In condition (7 ), for the words " on payment of customs duty 

on imported goods used for the purpose of manufacture 
of such articles in an amount equal to the customs duty 
leviable on such articles as if imported as such " , the 

following shall be substituted , namely : 
" customs duty equal in amount to that leviable on the 
inputs obtained under this notification and used for the 
purpose of manufacture of such articles, which would have 
been paid , but for the exemption under this notification , 

shall be payable at the time of clearance of such articles " ; 
( iii ) in condition (8 ), after sub -condition ( il) , the following sub 

condition shall be inserted , namely : 
" ( iii) after the approval of the Board of Approval, the sald 

goods, or goods partially processed or manufactured , 
or packaged therefrom in the unit to be taken out of 
India for the purpose of processing if such processing 
is not available in India , without payment of duty and 
to be returned to the sald unit thereafter , subject to 
such conditions or limitations , as may be specified by 

him in this behalf " ; 
(b ) in the Table , after serial No . 15 , the following shall be 

inserted , namely : 


" 16 . Raw materials for making capital goods for use within 

the unit for the purpose of production or manufacture 

of export goods . 
17 . Any other item required in relation to production of 

export goods with the prior approval of the Board of 


[ 17 II - 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


Approval." . 


12 . 


56 / 2000 -Cus, 
dated the 5th 
May , 2000 


13 . 


137 / 2000 
Cus , dated 
the 19th 
October, 
2000 


in the sald notification , 
( a ) for the words " when imported into India by nominated 

agencies or status holders " , the words "when imported into 
India by nominated agencies , status holders , or exporters of 
three years standing having an annual average turnover of 
five crore rupees during the preceding three licensing years" 

shall be substituted ; 
(b ) in the second proviso , for the words " Provided further that in 

the case of import by status holders ”, the words " Provided 
further that in the case of import by status holders or exporters 
of three years standing having an annual average turnover of 
five crore rupees during the preceding three licensing years," 

shall be substituted . 
In the said notification , - 

(a ) in the first paragraph , in condition (4 ), after sub 

condition ( iil) and before the proviso , the following sub 
condition shall be inserted , namely : 
" ( lv ). Permit , after approval of the Board of Approval, 
the said goods, or goods partially processed or 
manufactured , or packaged therefrom in the unit to be 
taken out of India for the purpose of processing if such 
processing is not available in India , without payment of 

duty and to be returned to the said unit thereafter : " ; 
(b ) in paragraph 3, after the second proviso , the following 

proviso shall be inserted , namely : 
" Provided also that the finished goods ( including by 

products, rejects , waste , scrap and remnants ), may 
be cleared to the warehouse appointed or registered 
under the notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance, Department of Revenue , 
number 26 / 98 - CE ( NT ), dated the 15th July , 1998 
or to the warehouse authorised to carry on 
manufacturing process and other operations under 


151491 )2001 -3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA 


EXTRAORDINARY 


Pari Il- - Sec 3 (i)] 


1 ... 


. 


. 


section 65 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) 
and under the Manufacture and Other Operations in 
Warehouse Regulations, 1966 , without payment of 
duty ." 


(F No 305 /53 /2001- FTT) 
RAJENDRA SINGH , Under Secy 


Note : 


1. The principal notification No . 3/ 88 -Cus , dated the 14th January 1988 , 

was issued vide G .S .R . 31 ( E ) , dated the 14th January, 1988 , and was 
last amended by notification number 55 / 2000 - Customs, dated 5th 

May, 2000 , issued vide G .S.R . 398 (E ), dated the 5th May, 2000 . 
2 . The principal notification No. 277 /90 -Cus, dated the 12th December 

1990 , was issued vide G .S .R . 943 (E ), dated the 12th December, 1990 , 
and was last amended by notification number 55 / 2000 - Customs, 
dated 5th May , 2000 , Issued vide G . S . R . 398 (E ) , dated the 5th May , 

2000 . 
3 . The principal notification No . 177 / 94 -Customs, dated the 21st October, 

1994 was issued vide G .S . R . 771 (E ), dated the 21st October , 1994 , 
and was last amended by notification number 55 / 2000 - Customs, 
dated 5th May , 2000 , issued vide G .S . R . 398 (E ) , dated the 5th May , 

2000 . 
4 . The principal notification No . 138 / 91 - Customs, dated the 22nd October 

1991 , was issued vide G . S . R . 639 ( E ), dated the 22nd October 1991 , 
and was last amended by notification number 71 / 2000 - Customs, 
dated the 22nd May , 2000 , issued vide G . S .R . 474 (E ), dated the 22nd 

May , 2000 . 
5 . The principal notification No . 140 / 91 - Customs, dated the 22nd October 

1991, was issued vide G .S. R . 641 (E) , dated the 22nd October 1991, 
and was last amended by notification number 71 / 2000 -Customs, 
dated the 22nd May, 2000 , issued vide G .S.R . 474(E ), dated 22nd May, 
2000 . 


( 47 11 - UE (i) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


19 


6 . The principal notification No .95 / 93- Customs, dated the 2nd March 

1993 , was issued vide G . S . R . 254( E ) , dated the 2nd March , 1993 , and 
was last amended by notification number 71 / 2000 - Customs, dated 

the 22nd May, 2000 , issued vide G .S .R . 474 (E ), dated 22nd May, 2000 . 
7 . The principal notification No . 96 /93- Customs, dated the 2nd March 

1993 , was issued vide G .S .R . 255 ( E ),, dated the 2nd March 1993, and 
was last amended by notification number 71 / 2000 - Customs, dated 

the 22nd May 2000 , issued vide G . S . R . 474 (E ), dated 22nd May, 2000 . 
8 . The principal notification No . 126 / 94 - Customs, dated the 3rd June 

1994 , was issued vide G .S .R . 488 (E ), dated the 3rd June 1994 , and 
was last amended by notification number 71 /2000 - Customs, dated 
the 22nd May , 2000 , issued vide G .S .R . 474 ( E ) , dated the 22nd May , 

2000 . 
9 . The principal notification No . 133 / 94 - Customs, dated the 22nd June 

1994 , was issued vide G . S . R . 526 ( E ), dated the 22nd June 1994 , and 
was last amended by notification number 71 / 2000 - Customs, dated 

the 22nd May , 2000 , issued vide G . S .R . 474 ( E ), dated 22nd May , 2000 . 
10 . The principal notification No . 196 / 94 - Customs, dated the gth 

December 1994 , was issued vide G . S .R . 856 (E ), dated the gth 
December 1994 , and was last amended by notification number 
71/ 2000 - Customs, dated the 22nd May , 2000 , issued vide G . S.R . 

474 ( E ), dated 22nd May , 2000 . 
11.The principal notification No. 53 /97 - Customs, dated the 3rd June , 

1997 , was issued vide G . S .R . 302 (E ), dated the 3rd June 1997 , and 
was last amended by notification number 71 /2000 -Customs, dated 

the 22nd May , 2000 , issued vide G . S .R . 474 ( E ) , dated 22nd May , 2000 . 
12. The principal notification No . 56 / 2000 - Customs, dated the 5th May 

2000 , was issued vide G . S . R . 399 ( E ), dated the 5th May 2000 . 
13 . The principal notification No . 137 / 2000 - Customs, dated the 19th 

October 2000 , was issued vide G . S.R . 804 (E ), dated the 19th October 
2000 . 


Ponted by lie Manager , Govt of India Pross, Ring Road , Mayapun , New Delhi - 110064 

und Published by the Controller of Publications . Delhi- 110054 


